निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 भाद्र 1932 ( श ) 
( सं0 पटना 662 ) पटना , वृहस्पतिवार , 9 सितम्बर 2010 


सं0 मं०म० - 01 / आर - 10 / 2010 - 1317 
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 

- - - - - 

संकल्प 

1 सितम्बर 2010 
विषयः - एन०आर०ई०पी० अभियंत्रण स्थापना के अधीन सृजित सभी पदों का प्रशासनिक नियंत्रण ग्रामीण कार्य विभाग 

के अधीन रखने के संबंध में । 

राज्य के विभिन्न जिलों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम ( NREP) के अधीन 
अभियंत्रण स्थापना में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों का सृजन किया गया था । एन०आर०ई०पी० की अभियंत्रण 
स्थापना में सृजित पदों के प्रशासनिक नियंत्रण की व्यवस्था को और सुदृढ़ एवं युक्तिसंगत बनाने के लिए सरकार के 
स्तर पर इसकी समीक्षा की गई । पूर्ण समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम 
( NREP ) की अभियंत्रण स्थापना के सभी पदों का प्रशासनिक नियंत्रण ग्रामीण कार्य विभाग के साथ रहेगा । 

अतः एन०आर०ई०पी० के अन्तर्गत सृजित अभियंत्रण स्थापना के सभी पदों पर पदस्थापित अभियंताओं एवं 
सम्बद्ध कर्मियों की स्थापना एवं उन कर्मियों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन किया 
जाता है । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा 
इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार , बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाये । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

बीरेन्द्र कुमार सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 662 -571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


